K 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़ , 1938 ( श० ) 


संख्या- 496 


राँची , गुरुवार , 


13 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग) 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2017 


संख्या-02/SPTL/ PP/2016- 17 ............ 890/ % ०,-- कीटनाशक अधिनियम -1968 ( अधिनियम सं०-46 ) 
की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला,हेहल, रांची 
के संचालन हेतु कार्यहित में तत्कालिक रूप से निम्नांकित पौधा संरक्षण पर्यवेक्षकों को अधिसूचना निर्गत 
की तिथि से छ : माह की अवधि के लिए कीटनाशी विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 13 जुलाई, 2017 


क० स० 


नाम 


पदनाम 


2 


3 


| श्री रोहित कुमार 


2 


श्री समीर रंजन 


पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक , उप कृषि निदेशक 
( पौधा संरक्षण ) रांची का कार्यालय 
पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक , कनीय पौधा 
संरक्षण पदाधिकारी , हजारीबाग का कार्यालय 
पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक , कनीय पौधा 
संरक्षण पदाधिकारी, रांची का कार्यालय 


श्री कमलेश चौधरी 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ . नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 496 -- 50 


